PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 9 , 1979 (ASVN . 17 , 1901 SAKA ) 


1627 


राजस्व विभाग 


युद्ध 


जागीर 


दिनांक 18 सितम्बर, 1979 


क्रमांक 1381 -ज ( II )-79 /37752.- पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) (1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हर नारायण सिंह , पुन श्री नानक राम , गांव जसोरखेड़ी , 
तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक , को खरीफ़ , 1965 से 100 रुपय तथा खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वापिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 19 सितम्बर , 1979 


क्रमांक 1263-ज (I )-79 37955: –पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमे प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री नाथा सिंह , पुत्र श्री सावन सिंह , गांव मुसिम्बल , तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला , को खरीफ़ , 
1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1348- ज ( I ) -79/ 37959.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल तथा राशि 
एवं सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


ऋमाक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फसल वर्ष वार्षिक राशि 
जब से जागीर 

दी गई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


4 


रुपये 


. 


2 


महेन्द्रगढ़ 


श्री नत्थू राम. पुद्र श्री हरदेवसिंह 


नपुर 


नारनौल 


रबी , 


1973 


150 


-- 


श्रीमती कुन्दना देवी , विधवा श्री प्रेम चन्द 


छापड़ा सलीमपुर 


रंबी, 1976 


150 


" 


दिनांक 21 सितम्बर, 1979 


कमांक 1443-ज (II)-79/ 38326.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक मंशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार 
यौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती छोटो देवी, विधवा श्री दलीप सिंह, गांव रिवाड़ा, तहमीम 
गोहाना , जिला सोनीपत को रबी , 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
अनसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


दिनांक 24 सितम्बर , 1979 


न 


क्रमांक 1409 - ज (I ) -79/38618.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकिारों 


-- 


1628 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 9 , 1979 (ASVN . 17 , 1901 SAKA ) 


[ PART I 


-- 


का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम गांव व पता 

तहसील . फसल / वर्ष जब से वार्षिक राशि 

जागीर दी गई 


H 


1.2 


3 . 


4 


5 


6 


रुपय 
100 


ܝܝܙ 


अम्बाला 


बोह 


अम्बाला 


श्रीमती अमर कौर , विधवा 
श्री गुरशरन सिंह 


रवी , 1969 से 
रवी , 1970 तक 
खरीफ, 1970 से 
खरीफ़ , 1974 


150 


2 


खान एहमदपुर 


150 


श्रीमती अमर कौर, विधवा 
श्री सरदार सिंह 


रघुनाथ जोशी , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


38361 CS ( H ) -Govt. Press, Chd. 


